निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 881) 


30 आश्विन 1936 ( श ) 
पटना, बुधवार, 22 अक्तूबर 2014 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

27 जून 2014 
सं0 7 / आरोप - 06 - 07 / 2014सा0प्र0 8727 - निबंधक (प्रशासन ), उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 23108 
दिनांक 19.05.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अंचल द्विवेदी, न्यायिक दंडाधिकारी - सह - अपर मुंसिफ , छपरा 
का Probation समाप्त (termination of probation) तथा उन्हें सेवा से बर्खास्त ( Discharge from 
service) किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रामेश्वर प्रसाद दास, 

सरकार के उप - सचिव । 
श्री अंचल द्विवेदी 
न्यायिक दंडाधिकारी - सह - अपर मुंसिफ , छपरा 

पावती 

.... सम्प्रति. 
पद का धारक उपर्युक्त सेवानिवृति आदेश की मूल नोटिस की प्रति स्वीकार करता हूँ | 

हस्ताक्षर 
पदनाम - 
स्थान - 
दिनांक - 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 881 -571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


